trorgt No 97-( 27 ) - 70 


REGISTERED No D - ( 0 ) - 7 


Ti ) 


W0102 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of Jndia 


असाधारग 


EXTRAORDINARY 

HTT 1 - u 2 
PART 1 - Section 2 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


- 


- - 


17 ) 

faret, qu41T, WITH 3, 1977/ TTY 12 , 1899 
No. 17 ) NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 3, 1977 /SRAVANA 12 , 1899 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा आ सके । 
Separate paging is given to thl Part in order that it may be filed 

As a separate compilation 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 
( Department of Personnel and Administrative Reforms) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the rd August 1977 


No 14047/ 26 / 17-AIS ( II ) -- In exercise of the powers conferred by sub - rule ( 1 ) 
of rule 6 of the IAS (Cadie ) Rules, 1954 , and with the concurrence of the Govern 
ment of Uttar Pradesh , the Ceriral Government hereby accords - 
Y1 ) ex - post facto approval to the deputation of Shri B N Tandon , a mem . 

ber of the Indian Administrative Service borne on the Cadre of Uttar 
Pradesh for service under De .hı Aduinistration as Chief Secretary 

from 30th July , 1977 (FN ) to the date of issue of this notification , and 
( 11 ) approval to the continued deputation of Shri B N Tandon for service 

under Delhi Administration from the date of issue of this notifica 
tion till further orders 


By Order and in the name of President 

K L NEGI Under Secy 


( 33 ) 


34 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


PART 1 - Sec 2 


-- - 


- - - - - 


- - 


- - - - 


गृह मंत्रालय 
( कामिक और प्रशासनिक सुधार विभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 3 अगस्त , 1977 


सं० 14047 / 26 77-एमाईएस ( 2 ) - - भारतीय प्रशासन सेवा ( संवर्ग ) नियम , 1954 
के नियम 6 ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार उत्तर प्रदेश 
सरकार की सहमति से एतद्द्वारा - - 

( i) उत्तर प्रदेश सवर्ग के भारतीय प्रशासन सेवा के सदस्य श्री बी० एम० टन्डन की 

30 - 7 - 1977 से इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख तक दिल्ली प्रशासन 
के अधीन सेवा के लिए मुख्य सचिव के पद पर प्रतिनियुक्ति का कार्योपरांत 
अनुमोदन , और 


( ii ) इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से अगले आदेश तक दिल्ली प्रशासन के 

अधीन सेवा के लिए श्री बी० एन० टन्डन की निरन्तर प्रतिनियुक्ति का अनुमोदन 
प्रदान करती है । 


राष्ट्रपति के नाम में तथा प्रदेश से । 


के ० एल ० नेगी, अवर सचिव । 


- - 


- 


- - 


- - - 


महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय , मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा 

मंद्रित तथा नियरक, प्रकाशन विभाग , दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977 
PRINTEN BY THE GENERAL MANAGER GOVERNMENT OF INDIA PRESS , MINTO ROAD , 


Ntv DEJ HI AND PUBLISHED BY THT CONTROLLER OF PUBLICATIONS , I ELHI 


